निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 179 ) 


___ 7 वैशाख 1931 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 27 अप्रील 2009 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

27 अप्रील 2009 
सं0 - बी1 - 3 - 103 / 2009 - 25 - लोक सभा आम निर्वाचन , 2009 से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की 
अधिसूचना संख्या -464 / 2009 (3क ) दिनांक 27 अप्रील 2009 सर्ववसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित 
की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

अरविन्द कुमार चौधरी, 
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


बिहार गजट, ( असाधारण ), 27 अप्रील 2009 

भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001 , दिनांक 27 अप्रैल, 2009 / 7 बैशाख, 1931 (शक) 

सं0 464 / 2009 (3क ) – यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43) की धारा - 56 के साथ पठित धारा - 30 के 
अधीन जारी दिनांक 2 अप्रैल, 2009 की अपनी अधिसूचना सं0 464 / 2009 (3क) द्वारा भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य में 
27 - बांका और 28 -मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में दिनांक 30 अप्रैल , 2009 के तीसरे चरण के मतदान के लिए मतदान का 
समय 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक नियत किया था । 

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तथा वस्तुस्थिति को ध्यान में रखकर, भारत निर्वाचन 
आयोग का यह समाधान हो गया है कि , बिहार राज्य में 30 अप्रैल , 2009 के तीसरे चरण मतदान के लिए बलों की सीमित उपलब्धता 
तथा उग्रवादियों की गतिविधियों के कारण 27 - बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 162 - कटोरिया ( अ. ज. जा.) और 163 – बेलहर विधानसभा 
खंडों और 28 - मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 166 - जमालपुर विधानसभा खंड के संदर्भ में मतदान 7.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे 
अपराह्न तक करवाया जाना अनुकूल है । 

___ अतः अब साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा -21 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की 
धारा - 56 द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 2 अप्रैल , 2009 की अपनी 
अधिसूचना सं0 464 / 2009 ( 3क ) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में बिहार राज्य में 27 - बांका और 28 -मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सामने स्तंभ ( 3) में 
विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: 

बिहार 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कम सं० तथा नाम 


मतदान की तारीख 


मतदान का समय 


27 - बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 


162 - कटोरिया ( अ. ज. जा .) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | 30 अप्रैल, 2009 ( गुरूवार) | 7.00 बजे पूर्वाह्न से 3. 00 बजे अपराह्न तक 
163 – बेलहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 


| 30 अप्रैल, 2009 ( गुरूवार) | 7. 00 बजे पूर्वाह्न से 5. 00 बजे अपराह्न तक 


157 - सुलतानगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 
159 - अमरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 


160- धोरैया ( अ. जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 
161 - बांका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 


28 - मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 


166 - जमालपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 


30 अप्रैल, 2009 ( गुरूवार ) | 7. 00 बजे पूर्वाह्न से 3. 00 बजे अपराह्न तक 


30 अप्रैल , 2009 ( गुरूवार ) | 7. 00 बजे पूर्वाह्न से 5. 00 बजे अपराह्न तक 


165 - मुंगेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 
167 – सूर्यगढ़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 
168 - लखीसराय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 
178 - मोकामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 
179 – बाढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 


आदेश से , 

शगारा राम, 
प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग 


far JIGIC , (31HTERUT) , 27 30d 2009 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110001, Dated the 27th April , 2009/ 7 Baisakha , 

1931 ( Saka ) 
No . 464/ 2009 (3A ) – WHEREAS, the Election Commission of India by its notification No . 
464 /2009 ( 3A ), dated 2nd April , 2009 issued under Section 30 read with Section 56 of the 
Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ) had fixed “ Hours of Poll” from 7 : 00 AM to 
5 :00 PM in respect of 27 -Banka and 28 -Munger Parliamentary Constituencies in the state of 
Bihar for the 3rd phase of poll on 30th April 2009 . 

WHEREAS , after considering the reports of Chief Electoral Officer, Bihar and after taking 
into account all other material circumstances , the Election Commission is satisfied that it is 
desirable to conduct the poll from 7 :00 AM to 3: 00 PM in respect of 162 -Katoria (ST) and 
163-Belhar assembly segments of 27 - Banka Parliamentary Constituency and 166 - Jamalpur 
assembly segment of 28 – Munger Parliamentary Constituency for the 3rd phase of poll on 30th 
April, 2009 in the State of Bihar due to limited availability of forces and extremist activity . 

NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 56 of the 
Representation of the People Act , 1951 read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 
( 10 of 1897 ), the Election Commission of India hereby makes the following amendment in its 
notification No. 464 /2009 (3A ) dated 2nd April, 2009 referred to above, namely : - 

In the schedule to the said notification, for the existing entry in column ( 3), against 
27 -Banka and 28 -Munger Parliamentary Constituencies in the state of Bihar, the following entry 
shall be substituted , namely: - 


BIHAR 


No. & Name of Parliamentary 

Constituency 


Date of Poll 


Hours of Poll 


2 


3 


30th April, 2009 ( Thursday) 


7 :00 AM to 3 :00 PM 


301h April, 2009 ( Thursday) 


7:00AM to 5: 00 PM 


27 - Banka PC 
162 -Katoria (ST) AC 
163-Belhar AC 
157 -Sultanganj AC 
159 - Amarpur AC 
160 -Dhauraiya (SC ) AC 
161-Banka AC 
28 – Munger PC 
| 166 - Jamalpur AC 
165 -Munger AC 
167- Suryagarha AC 
168 -Lakhisarai AC 
178 -Mokama AC 
179 - Barh AC 


30h April , 2009 ( Thursday ) 
30th April , 2009 ( Thursday) 


7 :00AM to 3 : 00 PM 
7 :00AM to 5 :00 PM 


By order, 
SHANGARA RAM , 
Principal Secretary to the 
Election Commission of India . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGIC ( 31HTERUT) 179 -571 + 300 -socogtol 


